निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 पौष 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 1079 ) पटना , शुक्रवार , 31 दिसम्बर 2021 

xg folk folk ' HE H1 / 2 


7 


vf / k puk 

28 दिसम्बर 2021 
सं ० जी / म 0 प्रति0-03-02 / 2021-10566 - गृह मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक- VI - 23014 / 79 / 
2005 - VS , दिनांक -04.06.2007 एवं पत्रांक- VI - 23014 / 04 / 2020 - VS दिनांक -24.03.2020 द्वारा प्राप्त निदेश के 
आलोक में राज्य में उच्च न्यायालय एवं जिला / अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था 
के अनुश्रवण एवं पुनरीक्षण हेतु " Ixkinjikk I eg ( Protection Review Group ) " का गठन किया 
जाता है । 

1 / 2'IskiajkkkI eg Protection Review Group ) " की संरचना निम्नवत् होगी : 


1 . 


3 . 


अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव , गृह विभाग , बिहार 
2. पुलिस महानिदेशक , बिहार 

अपर पुलिस महानिदेशक , विशेष शाखा , बिहार 
अपर पुलिस महानिदेशक ( सुरक्षा ) / पुलिस महानिरीक्षक ( सुरक्षा ) , बिहार 
संयुक्त निदेशक , सहायक आसूचना ब्यूरो , पटना 
महानिबंधक , पटना उच्च न्यायालय 


अध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य सचिव 
सदस्य 


4 . 


5 . 


6 . 


विशेष सदस्य 


JAN2ItkiqjikkIey ( Protection Review Group ) " का कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होगा % 
i . माननीय उच्च न्यायालय , पटना तथा राज्य स्थित जिला एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा 

व्यवस्था का पुनरीक्षण तथा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने संबंधी उपायों का अनुमोदन । 
ii . राज्य के माननीय न्यायाधीशों एवं न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा का पुनरीक्षण तथा सुरक्षा 

व्यवथा सुदृढ़ करने संबंधी उपायों का अनुमोदन । 
iii . माननीय उच्च न्यायालय , पटना तथा राज्य स्थित जिला एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा 

हेतु तैयार की गयी ‘ सुरक्षा कार्ययोजना ( Security Plan ) का अनुमोदन । 


1 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 31 दिसम्बर 2021 


. 


iv . गृह मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक- VI - 23014 / 79 / 2005 - VS , दिनांक 04.06.2007 के 

माध्यम से प्राप्त दिशा - निर्देश में वर्णित बिन्दुओं के अनुपालन का पुनरीक्षण । 
1/2 " सुरक्षा पुनरीक्षण समूह ( Protection Review Group ) " की बैठक प्रत्येक छ : माह में अपर पुलिस 

महानिदेशक ( सुरक्षा ) / पुलिस महानिरीक्षक ( सुरक्षा ) , बिहार ( सदस्य सचिव ) द्वारा आहूत करायी जाएगी । 
यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

vfueskikMs ] 
I jdli dsl aä I fpoA 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1079-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


